सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 कार्तिक , 1938 ( श०) 


संख्या- 809 राँची, बुधवार , 


1 नवम्बर , 2017 ( ई० ) 


उच्च , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग , 

( उच्च शिक्षा निदेशालय ) 


संकल्प 
16 अक्टूबर, 2017 


विषय 


कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत उड़िया भाषा विभाग खोलने हेतु पद सृजन 
की स्वीकृति के संबंध में । 


संख्या-1/वि०-234 /2016 - 2447-- झारखण्ड राज्य में उड़िया एक प्रमुख भाषा है | कोल्हान 
विश्वविद्यालय , चाईबासा में उड़िया भाषा में स्नातकोत्तर विभाग खोलने के लिए समय- समय पर 
विभिन्न संस्था, बुद्धिजीवियों तथा छात्र - छात्राओं द्वारा किये जा रहे अनुरोध के आलोक में कोल्हान 
विश्वविद्यालय , चाईबासा अंतर्गत उड़िया भाषा विभाग खोलने हेतु पद सृजन की स्वीकृति का मामला 
राज्य सरकार के विचाराधीन था । राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत कोल्हान विश्वविद्यालय , 
चाईबासा अंतर्गत उड़िया भाषा विभाग खोलने हेतु निम्नांकित पदों के सृजन की स्वीकृति दी है: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 1 नवम्बर , 2017 


क्र० 


। पदनाम 


वेतनमान 


1 


___ 2 
प्रोफेसर 


3 
37, 400 - 67, 000 
| AGP 10 , 000 
37,400- 67, 000 
AGP 9 , 000 


एसोसिएट 
प्रोफेसर 


सहायक 
प्रोफेसर 


15, 600 - 39 , 100 
AGP 6, 000 


4 . 


सहायक 


02 


9 , 300- 34, 800 
AGP 4, 200 


| 


सृजन 

अभियुक्ति 
हेतु पद 

___ 7 
सह- प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक की सीधी 
नियुक्ति राज्य सरकार के स्टैच्यूट के अनुसार 
झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर 
कुलपति द्वारा किया जायेगा | 
2 . क्रमांक - 1 से 3 में तत्कालीन मानव संसाधन 
विकास विभाग के संकल्प संख्या- 1188 दिनांक 
20 नवम्बर , 2010 द्वारा स्वीकृत वेतनमान/ ग्रेड 

पे देय होगा | 
3. सहायक की नियुक्ति राज्य सरकार के स्टैच्यूट 

के अनुसार होगी । 
014 . चतुर्थ वर्ग की सेवा बाह्य स्रोत से प्राप्त की 

जायेगी तथा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 
द्वारा अद्यतन निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक के 
आधार पर मासिक मानदेय दिया जायेगा | 
5. बाह्य स्रोत के पद स्वीकृत नहीं समझे 
जायेंगे, अपितु बाह्य स्रोत से सेवा प्राप्त किये जाने 

हेतु अधिकतम कर्मी की संख्या समझी जायेगी । 
09 


| 5 . 


आदेशपाल 


कुलः- 


2. उक्त पदों की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 6 अक्टूबर , 2017 में मद संख्या- 28 के 
रूप में दी गयी है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 809 -- 50 


